सत्यमेव जबते 
ज्ञारखण्ड गजट 
असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार दवारा प्रकाशित 


27 कार्तिक , 1944 (श०) 


संख्या - 548 राँची, शुक्रवार, 18 नवम्बर, 2022 (ई०) 


मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग 
(समन्वय) 


संकल्प 
15 नवम्बर, 2022 


विषय:- झारखण्ड राज्य समन्वय समिति को देय सुविधा के संबंध में। 


सं.सं->सी.एस.-01/स.-स.ग.-01/2022...1351.....-- मंत्रिमण्हल सचिवालय एवं निगरानी 


विभाग (समन्वय) के संकल्प संख्या-1348, दिनांक-14.11.2022 द्वारा गठित 'झारखण्ड राज्य 


समन्वय समिति के क्रम में, समिति के सभी सदस्यगण (श्री शिबू सोरेन, अध्यक्ष, 


श्री सरफराज अहमद, सदस्य, श्री आलमगीर आलम, विशेष आमंत्रित सदस्य, श्री सत्यानंद 


2 झारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 18 नवम्बर, 2022 


aire, विशेष आमंत्रित सदस्य तथा श्री बंधु तिर्की, आमंत्रित सदस्य को छोड़कर) को राज्य के 


मंत्री को अनुमान्य सभी सुविधाओं के साथ मंत्री का दर्जा दिया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से, 
वंदना दादेल. 


सरकार के प्रधान सचिव 


झारखण्ड राजकीय मुठ्रगणालय, wel दवारा प्रकाशित एवं मुद्रित, 
झारखण्ड गजट (असाधारण) 548 -50 


